रजिस्ट्री संडीएल० - 33004/ 98 


REGD. NO . D. L .- 33004/98 


सत्यापपत 


भारतको राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 


S 


भाग1 - खण्ड 1 
PARTI - Section 1 


प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


सं . 941 
No . 941 


नई दिल्ली, सोमवार , अप्रैल 27 , 1998 / वैशाख 7 , 1920 
NEW DELHI , MONDAY , APRIL 27 , 1998 /VAISAKHA 7 , 1920 


- 


- 


श्रम मंत्रालय 
( केन्द्रीय सलाहकार ठेका श्रम बोर्ड ) 

संकल्प 

नई दिल्ली, 27 अप्रैल, 1998 
सं. यू - 23013 / 31 / 97 - एल .डब्ल्यू. -- केन्द्रीय सलाहकार ठेका श्रम बोर्ड मैसर्स मैगनीज अयस्क ( इंडिया ) लि . को देश में मैगनीज खानों में 
ठेका श्रम का नियोजन प्रतिषिद्ध करने संबंधी अधिसूचना सा . आ . संख्या 196 ( अ) दिनांक 23 -3 - 1993 की परिधि से छुट दिए जाने के संबंध में अनुरोध 
पर विचार करने के लिए 16 जनवरी , 1998 को भारत के राजपत्र, असाधारण , भाग -I, खंड- I में प्रकाशित श्रम मंत्रालय के दिनांक 16 - 1 - 1998 के संकल्प 
संख्या यू - 23013/31/97 - एल. डब्ल्यू. के तहत गठित समिति को भंग करता है । 

के. कृष्णामूर्ति, सचिव, केन्द्रीय सलाहकार ठेका श्रम बोर्ड 
MINISTRY OF LABOUR 
(Central Advisory Contract Labour Board ) 

RESOLUTION 

New Delhi , the 27th April, 1998 
No. U -23013 /31 /97 -LW . - The Central Advisory Contract Labour Board hereby dissolves the Committeo constituted 
vide Ministry of Labour Resolution No . U - 23013 /31/97 -LW dated 16- 1- 1998 published in the Gazette of India , Extraordinary, 
Part -I Section -I on 16th January, 1998 to consider the request of M/s Manganese Ore (India ) Ltd. for exemption from the 
purview of Notification S. O . No. 196 ( E ) dated 23 - 3 - 1993 prohibiting employment of contract labour in manganese Mines in 
the country. 

K . KRISHNAMURTHY , Secy. Central Advisory Contract Labour Board 

संकल्प 

नई दिल्ली, 27 अप्रैल, 1998 
सं. यू.- 23013 / 1 / 98 - श्र. क . - ठेका श्रम ( विनियमन एवं उत्सादन ) अधिनियम , 1970 ( 1970 का 37 ) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का 
प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय ठेका श्रम सलाहकार बोर्ड इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी की रामनगर कोलियरी के संबंध में सेल को दिनांक 21 - 06 - 1988 
की अधिसूचना का . आ. सं. 2063 के क्षेत्राधिकार से छूट प्रदान करने के प्रश्न पर विचार करने के लिए एक समिति गठित करता है । 
2. इस समिति का संघटन और विचारार्थविषय निम्नानुसार होंगे : 
1137 GI /98 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART I- --- SEC . 1 ] 


3 


( 1 ) श्री शंकर साहा, 

सदस्य 
सचिष, यू.टी. यू. सी ., लेनिन सरणी 77/2/1 , 

लेनिन सरणी, कलकत्ता - 700013 
( 2 ) श्री सी . एच . खिस्ती, 

सदस्य 
निदेशक ( कार्मिक), 
सैन्ट्रल कोल इंडिया लि ., 
10 , नेताजी सुभाष रोड, 

कलकत्ता - 700001 
( 3 ) क्षेत्रीय श्रमायुक्त ( केन्द्रीय ) , कलकत्ता । 

सदस्य - संयोजक 
प्रस्तावित समिति के विचारार्थ विषय निम्नानुसार होंगे : 
" इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी की रामनगर कोलियरी में ठेका श्रम पद्धति के कार्यकरण का अध्ययन करना और यह समुचित सिफारिश 
करना कि क्या ठेका श्रम ( विनियमन एवं उत्सादन ) अधिनियम, 1970 की धारा 31 के उपबंधों को देखते हुए सेल को पांच वर्षों की अवधि 
के लिए दिनांक 21 - 6 - 1988 की अधिसूचना का . आ . सं. 2063 के कार्यक्षेत्र से छूट प्रदान करने के अनुरोध को स्वीकार कर लिया जाये । " 
समिति का मुख्यालय कलकत्ता में होगा । समिति निश्चित रूप से अपनी रिपोर्ट दो माह के भीतर प्रस्तुत कर देगी । 


4. 


क . कृष्णामूर्सि , सचिव 

केन्द्रीय ठेका श्रम सलाहकार बोर्ड 
RESOLUTION 

New Delhi , the 27th April , 1998. 
No. U -23013/7 /98- LW. - In exercise of the powers conferred by Section 5 of the Contract Labour ( Regulation and 
Abolition ) Act, 1970 (37 of 1970 ), the Central Advisory Contract Labour Board constitutes a Committee to go into the question 
of request of SAIL for grant of exemption from the purview of notification S. O . No . 2063 dated 21 -06- 1988 in respect of 
Ramnagar Colliery of IISCO . 

The composition of the Committee and its terms of reference will be as under 
(1 ) Shri Sankar Saha , 

Member 
Secretary, U. T . U . C., Lenin Sarani, 
77 /2 /1, Lenin Sarani, 

Calcutta - 700013 . 
( 2) ShriC. H. Khisty 

Member 
Director (Pers), 
Central Coal India Limited , 
10, Netaji Subash Road , 

Calcutta - 700001. 
(3 ) Regional Labour Commissioner 

Member-Convener 
(Central), Calcutta. 
The terms of reference of the proposed Committe would be as follows: 
To study the working of contract labour system in Ramnagar Colliery of ISCO and to make suitable recommenda 
tions whether exemption request of SAIL from the purview of notification S. O . No. 2063 dated 21 - 6- 1988 for a 
period of five years in view of the provisions of Section 31 of the Contract Labour (Regulation and Abolition ) Act, 
1970 can be acceded to " . 


3 . 


The Headquarter of the Committoe will be at Calcutta . The Committee would submit its report within two months 
without fail . 


K . KRISHNAMURTHY , Secy ., Central Advisory Contract Labour Board 


Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri,Now Delhi-110064 


